636 


HARYANA GOVT . GAZ., NOV. 30 , 1993 (AGHN . 9, 1913 SAKA ) 


( PART I 


CONSOLIDATION 


DEPARTMENT 


The 18th November , 1993 


No. 331 - ARS -I- 93/ 22211. - In exercise of powers conferred by sub •section ( I) of section 41 of the 
East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act, 1948 , the Governor of 
Haryana hereby appoints sh . R. K. Garg, IAS , Deputy Secretary to Government Haryana, Irrigation 
Department, Chandigarh , in addition to his own duties for the administration of the said Act and 
delegate to him the powers exercisable by the State Government under section 42 of the said 
Act . 


2 


• A. BANERJEE, 


Financial Conmissioner Revenue and 
Secretary to Government , Haryana, 

Consolidation Depaſtment. 


चकबन्दी विभाग 


दिनांक 18 नवम्बर , 1993 


संख्या 331- ए . मार . एस .-1-93/ 22211.- पूर्वी पंजाब जोत ( समेकन तथा खण्डकरण निवारण ) अधिनियम , 
1948, र्की धारा 41 की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाण के राज्यपाल इसके 
द्वारा , श्री आर. के गर्ग , प्राई. ए. एस ., उप सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग , चण्डीगढ़ को उक्त मधिनियम के 
प्रशासन के लिए अपने कर्तव्यों के , अतिरिक्त , नियक्त करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा .42 के अधीन राज्य 
शरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां उस को प्रत्यायोजित करते हैं । 


-- 


ए ० बनर्जी, 
वित्तायुक्त एवं मचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व तथा पकबन्दी विभाग । 


- 


LATB NOTIFICATION 


. 


